निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 अग्रहायण 1942 ( श ० ) 
(सं ० पटना 943 ) पटना , बुधवार , 16 दिसम्बर 2020 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

16 दिसम्बर 2020 
सं ० 03 / ओवरलोडिंग ( डाला निर्धारण ) -01 / 2020-8536 / परि ० — बिहार राज्य में परिचालित हो रहे ओवरलोडेड 
वाहनों से महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों, आधारभूत संरचनाओं की क्षति के साथ राजस्व भी प्रभावित हो रहा है । पुलों एवं 
सड़कों के बेहतर रख - रखाव और ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता है । 
अतः मोटरवाहन अधिनियम 1988 ( यथा संशोधित 2019 ) की धारा 115 में राज्य सरकार को प्रदत शक्तियों का प्रयोग 


करते हुए : 


1 . 


2 . 


तत्काल प्रभाव से 14 चक्के या उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू / गिटटी के उठाव एवं 
परिवहन के लिए निषिद्ध किया जाता है । 
मोटरवाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहनों के निबंधन पुस्त में निर्धारित लदान क्षमता के आलोक में 
बालू / गिटटी ढुलाई हेतु, 6 चक्का से 10 चक्का के ट्रकों में काउल चेचिस के सब फ्रेम के उपर 
अधिकतम 3.00 फीट की उँचाई तथा 12 चक्कों के ट्रकों ( डम्पर सहित) में काउल चेचिस के सब फ्रेम 

के उपर अधिकतम 3.5 फीट की उँचाई निर्धारित की जाती है । 
यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा । 

fcglj &j kt; i ly dsvinski $ 

Ta ; deli vxoly ] 
Tidli dsl fpoA 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 943-57 1 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


